निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 35 


5 भाद्र 1936 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

27 अगस्त 2014 (ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-16 
भाग -1 - क — स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुर :स्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई0 एससी0 , 

बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम ए ० , 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 और 2 . 
एम 0 बी 0 बी 0 एस0, बी ० एस ० ई ० , डीपO- इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 


भाग- 8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


--- 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश. 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3_भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


--- 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


--- 


2 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


गृह विभाग 


( अभियोजन निदेशालय ) 


अधिसूचना 

14 अगस्त 2014 
सं ० अ ० नि ० (01) 1 1/20 1 1 /स्था0.736-बिहार अभियोजन सेवा संवर्ग के निम्नलिखित 
प्रमंडलीय अभियोजन पदाधिकारियों , जो सम्प्रत्ति जिला अभियोजन पदाधिकारी ( PB 4 + GP 8700 ) 
के रूप में पदनामित हो गये हैं , को जिला अभियोजन पदाधिकारी के रिक्त पदों पर उनके नाम 
के सामने स्तंभ-4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 
क्र प्रमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी /जिला वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन स्थान 
अभियोजन पदाधिकारी का नाम 


गृह जिला 


1 


2 


3 


1 


श्री सूर्यदेव प्रसाद , पटना 


श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा, सासाराम 


2 


श्री भोलानाथ सिंह , रोहतास 


3 


श्री रामसुन्दर दास , भागलपुर 


5 
मगध प्रमंडल, गया जिला अभियोजन 

पदाधिकारी , गया 
पटना प्रमंडल, पटना जिला अभियोजन 

पदाधिकारी , वैशाली 
भागलपुर प्रमंडल , 

जिला अभियोजन 
भागलपुर 

पदाधिकारी, औरंगाबाद 
मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर जिला अभियोजन 

पदाधिकारी, लखीसराय 
तिरहुत प्रमंडल , 

जिला अभियोजन 
मुजफ्फरपुर 

पदाधिकारी, बेगुसराय 
सारण प्रमंडल , छपरा जिला अभियोजन 

पदाधिकारी , जहानाबाद 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
आमिर सुबहानी , 

प्रधान सचिव । 


4 


श्री सुजीत कुमार सिन्हा , समस्तीपुर 


5 


श्री नवल किशोर प्र ० विद्यार्थी, पटना 


योजना एवं विकास विभाग 


कार्यालय आदेश 

19 अगस्त 2014 
सं 0 यो ० स्था 04 / 2-3 / 2014-3621 / यो 0 वि 0 - योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या 3425 दिनांक 07.08 . 
2014 की कंडिका –4 ( तकनीकी प्रशासन प्रभाग ) में 47 पदों का सृजन किया गया है । मुख्य महाप्रबंधक - सह - अभियंता प्रमुख 
के पद को छोड़कर अन्य सभी पद योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के 
अभियंताओं एवं कर्मियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है । 

उक्त प्रावधान के आलोक में योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के राज्य 
स्तरीय अभियंता संभाग की संरचना के अंतर्गत मुख्य अभियंता कोषांग में कार्यरत सभी अभियंताओं एवं कर्मियों को योजना एवं 
विकास विभाग के अधीन रहते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के प्रशासनिक 
नियंत्रण में कार्य निष्पादन हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

आदेश से , 
पंकज कुमार, सचिव । 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


3 


कार्यालय आदेश 

19 अगस्त 2014 
सं 0 यो ० स्था 04 / 2-3 / 2014-3621 / यो ० वि ० - योजना एवं विकास विभाग के संकल्प संख्या 3425 दिनांक 07.08. 
2014 की कंडिका -14 में योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत पूर्व से सृजित पदों एवं उसके विरूद्ध कार्यरत कर्मियों (जिला 
एवं प्रमंडल स्तरीय अभियंत्रण कोषांग के क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी एवं जिला योजना पदाधिकारी सहित ) को योजना एवं 
विकास विभाग के अधीन रहते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अभिकरण में प्रतिनियुक्त किए जा सकने का प्रावधान है 

उक्त प्रावधान के आलोक में सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारियों ( कार्यरत कर्मियों सहित ) तथा सभी जिला योजना 
पदाधिकारी (कार्यरत सभी कर्मियों सहित) को योजना एवं विकास विभाग के अधीन रहते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 
अभिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

आदेश से , 

सचिव । 


। 


पंकज कुमार, 


। 


बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी 

( समान्य प्रशासन विभाग) 


प्रभार प्रतिवेदन 

16 जून 2014 
सं ० वि 0 प्र0 सु0 मि 0 सो 0 / स्था0-08 / 2014-518 — अद्योहस्ताक्षरी मैं आदेश तितरमारे, भा 0 प्र0 से0 (2006), आज दिनांक 
16.06.14 के पूर्वाह्न में अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का अतिरिक्त प्रभार स्वतः ग्रहण 
करता हूँ । 

2. समान्य प्रशासन विभाग का निर्गत अधिसूचना संख्या -1 / पी -1002 / 2014 - सा.प्र -7741 दिनांक 06.06.2014 
द्धष्टव्य । 

( ह ०) अस्पष्ट , 
भारग्राही पदाधिकारी । 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

1 फरवरी 2014 
सं ० 54 नि 0 - अपने वर्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर श्री नागेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, गया एवं श्री सुभाष चन्द्र चौरसिया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया की सेवायें क्रमशः अध्यक्ष, नगर 
पालिका भवन न्यायाधिकारण |, पटना एवं अध्यक्ष , नगर पालिका भवन न्यायाधिकारण II , पटना जिसका गठन नगर विकास 
एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना के अधिसूचना संख्या -11 न.वि. (न्या )-23 / 2013-21 / पटना, दिनांक 15.01.2014 के 
तहत बिहार न्यायपालिका अधिनियम , 2007 की धारा 329 के अंतर्गत एवं सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या -8152 / 2013 में पारित 
न्यायादेश के आलोक में किया गया , के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम तीन वर्षों के लिए राज्य के 
सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
बिरेन्द्र कुमार , 

महानिबंधक । 
The 1st February 2014 
No. 54 A - On being relieved of their present assignments , the services of Sri Nagendra Prasad 
Tripathi, Additional District and Sessions Judge , Gaya and Sri Subhash Chandra Chaurasia , Additional 
District and Sessions Judge, Araria are placed at the disposal of the State Government in the Department 
of Urban Development and Housing Department, Patna on their respective appointment as Chairman of 
Municipal Building Tribunal I & Chairman of Municipal Building Tribunal II at Patna, constituted by the 
Urban Development and Housing Department, Patna vide their notification no . 11 Na. Vi (Nya )-23/ 2013 
185 / Patna dated 28.01.2014 u /s 329 of Bihar Municipal Act, 2007 and in wake of the Judicial Order 
passed in C.W.J.C. No. 8152 / 2013, for a maximum period of three years on deputation basis. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


4 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


11 फरवरी 2014 
सं ० 66 नि 0 - बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 7 / स्था0-1-4-1 / 2006 खण्ड 
सा 0 प्रा 0 18591 दिनांक 06.12.2013 द्वारा परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि ) के रूप में नियुक्त तालिका के 
स्तम्भ || में उल्लिखित व्यक्तियों को तालिका के स्तम्भ ||| में उल्लिखित स्थान एवं न्यायमंडल में अस्थायी असैनिक 
न्यायाधीश (कनीय कोटि ) के रूप में पदस्थापित किया जाता है । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम 

पदस्थापना का स्थान , न्यायमंडल सहित 
॥ 

III 
1 . श्री राकेश कुमार त्रिपाठी 

भागलपुर ( भागलपुर) 
2 . श्री सुनील कुमार सिंह 

मुंगेर (मुंगेर) 
3 . श्री शेष बहादुर निशाद 

सिवान (सिवान ) 
4 . सुप्रिया गोस्वामी 

पटना (पटना ) 
5 . श्री सौरभ सिंह 

पटना (पटना) 


- 


- 


उच्च न्यायालय के आदेश से . 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 11th February 2014 
No. 66 A - The persons named in column no. II of the table given below who have been 
appointed on probation as per Rule 24 of Bihar Judicial Service Rule , 1955 as Civil Judge (Junior 
Division ) under the Government of Bihar, General Administration Department, Patna Notification no . 
7 /Stha 1-4-1/2006 Khand Sa. Pra . 18591 dated 06.12.2013 are posted as Temporary Civil Judges 
(Junior Division ) at the stations and in the Judgeships mentioned in column no . III of the table against 
their respective name. 


SI. No. 


Name of the Officers 


Place of Posting with Judgeship 


II 


III 


1 . 


2 . 


Sri Rakesh Kumar Tripathi 
Sri Sunil Kumar Singh 
Sri Shesh Bahadur Nishad 


Bhagalpur ( Bhagalpur) 
Munger (Munger) 
Siwan ( Siwan ) 
Patna (Patna ) 


3 . 


4 . 


Ms. Supriya Goswami 
Sri Saurabh Singh 


5 . 


Patna ( Patna) 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


12 फरवरी 2014 
सं ० 70 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1 ) अधिनियम 2 (1974) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारी को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


5 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं 


क्रम 
संख्या 


क्षेत्राधिकारी जहाँ के लिए 
शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं 


1 . 


2 . 


3 . 
पूर्वी चम्पारण जिले के लिए 


1 . 


2 . 


पूर्वी चम्पारण 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


श्री उदय कृष्ण , अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), पूर्वी चम्पारण 
श्री भरत कुमार दूबे, अपर समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी 
श्री स्वप्निल , अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना 
श्री सोमनाथ सिंह , भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिकरहना 
श्री कुमार मंगलम्, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर , मोतिहारी 
श्री शैलेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल 
श्री प्रमोद कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पकड़ीदयाल 
श्री शंभू शरण पाण्डेय , अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज 
श्री सुनील कुमार, भूमि सुधार , उप समाहर्ता, अरेराज 
श्री आशीष नारायण, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चकिया 
श्रीमति सईदा खातुन, अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल 
श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, रक्सौल 


7 . 


सिकरहना अनुमंडल 
सिकरहना अनुमंडल 

सदर अनुमंडल 
पकड़ीदयाल अनुमंडल 
पकड़ीदयाल अनुमंडल 
अरेराज अनुमंडल 
अरेराज अनुमंडल 
चकिया अनुमंडल 
रक्सौल अनुमंडल 
रक्सौल अनुमंडल 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


12. 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, 

महानिबंधक । 
The 12th February 2014 
No. 70 A — In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub Section ( 1 ) of Section 
13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974 ) the executive Officers named in column no . 2 
of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of one year 
with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against their names in 
column no . 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 
1981. Which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to 
try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT , 1981 , as are covered 
by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 


Sl. No. 


Name of the Officer with designation and place of posting 


Jurisdiction for which 

Powers are vested 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


East Champaran 


2 . 


East Champaran 


3 . 


Sikrahana Sub Division 


Sri Uday Krishna , Additional Collector (Departmental Enquiry ) 
East Champaran . 
Sri Bharat Kumar Dubey , Additional Collector , 
East Champaran , Motihari . 
Sri Swapnil, Sub Divisional Officer, Sikrahana 
Sri Somnath Singh , L.R.D.C., Sikrahana 
Sri Kumar Mangalam, L.R.D.C., Sadar, Motihari 
Sri Shailesh Kumar, S.D.O., Pakridayal 
Sri Pramod Kumar, L.R.D.C., Pakridayal 


4 . 


Sikrahana Sub Division 


5 . 


Sadar Sub Division 


6 . 


Pakridayal Sub Division 
Pakridayal Sub Division 


7 . 


6 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


SI.No. 


Name of the Officer with designation and place of posting 


Jurisdiction for which 

Powers are vested 


1 . 


2 . 


3 . 


8 . 


Areraj Sub Division 
Areraj Sub Division 


9 . 


Sri Shambhu Saran Pandey , S.D.O., Areraj 
Sri Sunil Kumar, L.R.D.C ., Areraj 
Sri Ashish Narayan, L.R.D.C., Chakia 
Mrs. Saida Khatun , S.D.O., Raxaul 


10 . 


Chakia Sub Division 


11 . 


Raxaul Sub Division 


12 . 


Sri Sanjay Kumar, L.R.D.C., Raxaul 


Raxaul Sub Division 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


13 फरवरी 2014 
सं ० 73 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री गंगोत्री राम त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार 
न्यायालय, दरभंगा की सेवायें बिहार राज्य विधि आयोग के सदस्य सचिव के पद पर अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति 
पर नियुक्ति हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 13th February 2014 
No. 73 A - On being relieved of his present assignment, the services of Sri Gangotri Ram 
Tripathi, Principal Judge, Family Court, Darbhanga is placed at the disposal of the State Government in 
the General Administration Department, Patna for his appointment to the post ofMember Secretary, Bihar 
State Law Commission , Patna, on deputation basis for a maximum period of three years. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


13 फरवरी 2014 
सं ० 74 नि 0 - अपने वर्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) 
कोटि, सम्प्रति अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद की सेवायें, अपर निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के 
पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतू बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 13th February 2014 
No. 74 A - On being relieved of his present assignment, the services of Sri Shailendra Kumar , an 
Officer in the rank of District Judge ( Entry Level) presently posted as Additional District and Sessions 
Judge , Jehanabad are placed at the disposal of the State Government in the Department of General 
Administration , Patna on his appointment as Additional Director, Bihar Judicial Academy, Patna on 
deputation. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


. 


13 फरवरी 2014 
सं ० 75 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री मनोज कुमार सिन्हा, असैनिक न्यायाधीश ( वरीय 
कोटि ), सम्प्रति अवर न्यायाधीश - सह -मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, किशनगंज की सेवायें, उप निदेशक , बिहार न्यायिक 
अकादमी, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 13th February 2014 
No. 75 A - On being relieved of his present assignment, the services of SriManoj Kumar Sinha , 
an Officer of Civil Judge (Senior Division ) cadre presently posted as Sub Judge - cum -Chief Judicial 
Magistrate , Kishanganj ( Purnea) are placed at the disposal of the State Government in the Department of 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


7 


General Administration , Patna on his appointment as Deputy Director, Bihar Judicial Academy, Patna on 
deputation. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


। 


13 फरवरी 2014 
सं ० 76 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री पाठक आलोक कौशिक , असैनिक न्यायाधीश ( कनीय 
कोटि ), सम्प्रति न्यायिक दंडाधिकारी - सह - अपर मुंसिफ , कैमूर, भभूआ की सेवायें, विधि - विभाग के ज्ञापांक 469 दिनांक 06.08. 
2013 के अंतर्गत संसूचित राज्य सरकार के आदेश द्वारा नवसृजित सहायक निदेशक ( शोध एवं प्रशिक्षण), बिहार न्यायिक 
अकादमी, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, पटना को 
सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 13th February 2014 
No. 76 A - On being relieved of his present assignment, the services of Sri Pathak Alok 
Kaushik , an Officer of Civil Judge (Senior Division ) cadre presently posted as Judicial 
Magistrate -cum - Additional Munsif, Kaimur at Bhabhua are placed at the disposal of the State 
Government in the Department of General Administration , Patna on his appointment to the post 
of Assistant Director (Research and Training ), Bihar Judicial Academy, Patna on deputation a 
newly created post vide order communicated under memo no . 469 dated 06.08.2013 of the Law 
( Judicial) Department, Government of Bihar, Patna. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR, Registrar General . 


20 फरवरी 2014 
सं ० 80 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश, 
कनीय कोटि ), को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती हैं । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 


1 


2 


3 


1 . 


श्री आशुतोष रॉय, मुंसिफ, बीरपुर ( सहरसा ) 


सुपौल 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार , महानिबंधक । 

The 20th February 2014 
No. 80 A — In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal procedure, 1973 ( Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer uponthe Munsif ( Civil 
Jude, Junior Division ), named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrate of the 1st Class also for the district noted against his name in column no . 3 of the table. 
SI . No. Name of the Officer with designation and present place of Name of the District 

posting 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Ashutosh Roy, Munsif , Birpur (Saharsa ) 

Supaul 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


8 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


20 फरवरी 2014 
सं ० 81 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश , 
कनीय कोटि ), को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती हैं । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 


2 


3 


1 . 


श्री आदित्य सुमन, मुंसिफ , किशनगंज ( पूर्णियाँ) 


पूर्णियाँ 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 20th February 2014 
No. 81 A -In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil 
Jude , Junior Division ), named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in column no . 3 of the table . 


SI. No. 


Name of the District 


Name of the Officer with designation and present place of 

posting 

2 . 
Sri Aditya Suman ,Munsif, Kishanganj (Purnea ) 


1 . 


3 . 


1 . 


Purnea 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


22 फरवरी 2014 
सं ० 83 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री राजकुमार , सब जज- I, कटिहार एवं श्री राजीव 
कुमार-I , सब जज-II, लखीसराय, मुंगेर की सेवायें अवर सचिव - सह - उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना 
के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन अधिकतम तीन वर्षों के लिए सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, 

महानिबंधक । 
The 22nd February 2014 
No. 83 A - On being relieved of their present assignment, the services of Sri Raj Kumar, Sub 
Judge -I, Katihar and Sri Rajeev Kumar I, Sub Judge II , Lakhisarai ( Munger ) are placed at the disposal of 
the State Government in the Department of General Administration , Patna on their appointment as the 
Under Secretary -cum -Deputy Legal Remembrancer, under the Law (Judicial) Department, Government 
of Bihar, Patna on deputation basis for a maximum period of three years . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


28 फरवरी 2014 
सं ० 103 नि 0 - निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में न्यायिक दण्डाधिकारी 
नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पदाधिकारियों को निम्न तालिका के स्तंभ -5 में उनके नाम के सामने अंकित 
जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और 

उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा -12 की उप - धारा (3) ( अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन 
पदाधिकारियों को इसी तालिका के स्तंभ -6 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी 
भी पदांकित किया जाता है । 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


9 


पदाधिकारी का नाम , 


स्थानांतरण 


क्रम 
| संख्या 


अनुमंडल का 


जिला का 

नाम 


पदनाम एवं वर्तमान 


की श्रृंखला 


नाम 


पदस्थापन का स्थान 


अ ) नए स्थान का पदनाम 
ब ) साधारणतः अधिष्ठित 

रहने का स्थान 
स ) जजी जहाँ नियुक्त किए 

जाते हैं 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


श्री राजेश कुमार 

के स्थान पर 


मुजफ्फरपुर 


मुजफ्फरपुर 


शुक्ला 


अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
ब) मुजफ्फरपुर 
| स ) मुजफ्फरपुर 
अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
ब ) मुजफ्फरुपर (पश्चिम) 
स ) मुजफ्फरपुर 


2 . 


श्री शत्रुघ्न सिंह के 

स्थान पर 


मुजफ्फरपुर 


मुजफ्फरपुर 


श्री प्रवीण कुमार सिंह 
श्रीनेत ", निबंधक , मुंगेर 
( मुंगेर ) 
श्री राकेश कुमार | 
न्यायिक दण्डाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, मुजफ्फरपुर 
(मुजफ्फरपुर) 
मो 0 ग्यासुद्दीन, 
प्रभारी न्यायाधीश , 
बेगूसराय ( बेगूसराय) 
श्री श्री प्रकाश मिश्रा, 
प्रभारी न्यायाधीश, 
नवादा ( नवादा ) 


3. 


श्री राजेश कुमार 


दरभंगा 


बेनीपुर 


शुक्ला के स्थान पर 


अ ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
ब) बेनीपुर 
| स ) दरभंगा 
अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 
ब ) बीरपुर 
| स ) सहरसा 


4 . 


श्री रमन कुमार के 

स्थान पर 


सुपौल 


बीरपुर 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक 
The 28th February 2014 
No. 103 A – The Judicial Officers of the rank of Civil Judge ( Junior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below are hereby appointed as Judicial Magistrates in the Judgeships and stations 
mentioned in column no . 3 and in chain of transfer noted in column no . 4 of the said table against their 
respective names. 

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3) of Section 11 of the code of 
Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the officers named 
below , the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against their respective 
names in column no . 5 of the table , and 

In exercise of the powers conferred under Sub - Section (3 ) (a ) of Section 12 of the said Criminal 
Procedure Code , these Officers are designated as Sub -Divisional Judicial Magistrate for the Sub -Division 
noted against their respective names in column no . 6 of the said table 
SI. Name of the Officers, (a ) Designation at the Chain of Name of the Name of the 
No. | designation and place new station . 

transfer 

District Sub - Division 
of posting with (b ) Place where the 
Judgeship 

Officer is to be 
ordinarily 

stationed at. 
( c ) Name of the 

Judgeship in 
which appointed 

on transfer. 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 5 . 

6 . 
1 . Sri Praveen Kumar ( a ) JudicialMagistrate Vice Sri Muzaffarpur Muzaffarpur 
Singh Sreenet , ( b ) Muzaffarpur 

Ashok 
Registrar, Munger ( c ) Muzaffarpur 

Kumar 
(Munger) 

Shukla 
2 . Sri Rakesh Kumar I, ( a ) JudicialMagistrate Vice Sri Muzaffarpur Muzaffarpur 
Judicial Magistrate 1st (b ) Muzaffarpur (West ) Shatrughan 

( West ) 
Class, Muzaffarpur ( c ) Muzaffarpur 

Singh 
(Muzaffarpur) 


10 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


3 . 


Vice Sri Rajesh 
Kumar Shukla 


Darbhanga 


Benipur 


Md. Gyasuddin , 
Judge Incharge , 
Begusarai (Begusarai) 
Sri Shree Prakash 

Mishra, Judge Incharge, 
Nawada (Nawada ) 


( a ) 

Judicial Magistrate 
(b ) Benipur 
( c ) Darbhanga 
( a ) Judicial Magistrate 
( b ) Birpur 
( c ) Saharsa 


4 . 


Supaul 


Vice Sri Raman 

Kumar 


Birpur 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


28 फरवरी 2014 
सं ० 104 नि 0 - निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों ( असैनिक न्यायाधीश , कनीय कोटि ) 
को भारतीय रेलवे अधिनियमों के अंतर्गत, उन वादों को जिन्हें वे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम -2, 1974) के अंतर्गत 
क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं , के निष्पादन हेतु तालिका स्तम्भ -4 में निहित रेलवे न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी 
(रेलवे) नियुक्त किया जाता है । 

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उप - धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च 
न्यायालय, निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में निहित न्यायिक दंडाधिकारी को उनके अपने क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के 
न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है । 

उन्हें उक्त संहिता की धारा 260 के अंतर्गत भारतीय रेलवे अधिनियम में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिये 
प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे वादों में जिनका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं क्षेत्राधिकारी जहाँ के लिए रेलवे न्यायालय का स्थान , 
संख्या स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं । शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं । जहाँ के लिए पदस्थापित 

किए जाते हैं । 

3 
श्री अजीत कुमार मिश्रा , निबंधक, गया पटना एवं मगध प्रमंडल 
श्री राजेश सिंह , पूर्वी और पश्चिम चम्पारण 

नरकटियागंज 
निबंधक , मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर) 

जिला । 


क्रम 


1 


2 


4 


1 . 


पटना 


2 . 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार , 

महानिबंधक । 
The 28th February 2014 
No. 104A — The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate (Railway ) to try cases under the Indian 
Railways Act at the Railway Court mentioned in column no . 4 within the territorial Jurisdiction 
mentioned against their names in column no . 3 of the table, which they are competent to try under the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ). 

In exercise of Powers conferred under Sub -Section 3 of Section 11 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 , the High Court are pleased to confer upon the Judicial Magistrates named below the 
powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the territorial Jurisdictions mentioned against their 
respective names in column no . 3 of the table . 

They are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 1^ Class to try 
summarily the cases under the Indian Railways Act, as are covered under Section 260 of the Code of 
Criminal Procedure , 1973 . 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such case as they are authorized to 
try within their territorial Jurisdiction . 


Jurisdiction for which 
Power is being vested 


Name of the station to be 
posted as in the court of 

Railway Magistrate 


SI. Name of the Officers, 
No. designation and place of posting 

with Judgeship 
1 

2 
1 . Sri Ajit Kumar Mishra, Registrar, 

Gaya (Gaya ) 


3 
Patna & Magadh Division 


4 
Patna 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


11 


Jurisdiction for which 
Power is being vested 


SI. Name of the Officers, 
No. designation and place of posting 

with Judgeship 

2 
2 . Sri Rajesh Singh, Registrar, 

Muzaffarpur, (Muzaffarpur) 


Name of the station to be 
posted as in the court of 
Railway Magistrate 

4 
Narkatiyaganj 


1 


3 
East and West Champaran 

Districts 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


6 मार्च 2014 
सं ० 105 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 13 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ 2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय 
की निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दण्ड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तम्भ 3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

इन्हें पूर्वोवत संहिता की धारा 261 के अंतर्गत आने वाले उपरोक्त एक्ट के वादों के संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय 
श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

इन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उन वादों में जिनका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
पदाधिकारियों के नाम एवं पदनाम 

क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान 
संख्या 

की जाती है । 
2 

3 
श्री जगदीश प्रसाद, वरीय उप समाहर्ता, पटना 

पटना जिला क्षेत्र के लिए 


क्रम 


1 . 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 6th March 2014 
No. 105A — In exercise of the powers conferred upon the High Court under Sub Section ( 1) of 
Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974 ) the executive Officers named in 
column no . 2 of the table given below is appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period of 
one year with effect from the date of issuance of Court s notification , within the territorial jurisdiction 
mentioned against his name in column no. 3 of the table to try the cases under the Prevention of Cruelty 
to Animals Act, 1960, which he is competently try under the code of Criminal Procedure, 1973 . 

He is also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd Class to try 
summarily the cases under the aforesaid Act, as are covered Section 261 of the Cr.P.C. 1973. 

He is also vested with the powers to take cognizance of such cases which he is authorized to try 
their Territorial Jurisdiction . 
Sl. No. Name of Officer with designation and place of Jurisdiction for which Powers 
posting 

are being vested 
2 

3 
1 . Sri Jagdish Prasad , 

Patna District 
Senior Deputy Collector, Patna 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


12 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


11 मार्च 2014 
सं ० 107 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री राधे श्याम सिंह , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
समस्तीपुर, की सेवायें संयुक्त सचिव (विधि), निगरानी विभाग, बिहार सरकार , पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The Ilth March 2014 
No. 107A — On being relieved of his present assignment, the services of Sri Radhey Shyam 
Singh , Additional District and Sessions Judge, Samastipur, are placed at the disposal of the State 
Government in the Department of General Administration , Patna for his appointment as Joint Secretary 
(Law ), vigilance Department, Government of Bihar, Patna on deputation basis for a maximum period of 
three years. 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


11 मार्च 2014 
सं ० 108 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उप - धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश , 
कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
भी प्रदान की जाती हैं । 


क्रम संख्या 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान न्यायमंडल सहित 


जिला का नाम 


1 


2 


3 


1 . 


श्री अभिजीत कुमार, मुंसिफ , बेनीपुर स्थित बिरौल , ( दरभंगा) 


दरभंगा 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, 

महानिबंधक । 
The 11th March 2014 
No. 108A - In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer uponthe Munsif ( Civil 
Judge , Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrates of the 1 " Class also forthe district noted against his name in column no. 3 of the table. 
Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of 

Name of the District 
posting with judgeship 
1 2 

3 
1 . Sri Abhijit Kumar, Munsif, Biraul at Benipur (Darbhanga ) 

Darbhanga 
By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


। 


15 मार्च 2014 
सं ० 131 नि 0 श्री पंचानन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , परिवार न्यायालय , गया को जहानाबाद के जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 
The 15th March 2014 
No. 131A - Sri Panchanan Sharma, Principal Judge, Family Court, Gaya, is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Jehanabad . 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


13 


15 मार्च 2014 
सं ० 132 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 13 की उप - धारा (1) अधिनियम 2(1974 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारी को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकार के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

उन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के संक्षिप्त 
विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 


क्रम 
संख्या 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे 

पदस्थापित हैं 


क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान 

की जाती हैं 


1 


2 


3 


1 . 


पटना सदर अनुमंडल 


2. 


पटना सदर अनुमंडल 


3. 


पटना सदर अनुमंडल 


4 . 


पटना सिटी अनुमंडल 


5 . 


पटना सिटी अनुमंडल 


6 . 


पटना सिटी अनुमंडल 


7 . 


दानापुर अनुमंडल 


8 . 


दानापुर अनुमंडल 


मो ० नैय्यर इकबाल , 
अनुमंडल पदाधिकारी , पटना सदर 
श्री वीरेन्द्र कुमार, 
वरीय उप समाहर्ता, पटना 
श्री राकेश कुमार, 
वरीय उप समाहर्ता, पटना 
श्री त्यागराजन एस ० एम ० , 
अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी 
श्री जगदीश प्रसाद , 
वरीय उप समाहर्ता, पटना सिटी 
श्री शंकरशरण ओमी , 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी 
श्री राहुल कुमार, 
अनुमंडल पदाधिकारी , दानापुर 
श्री संजीव कुमार , 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर 
श्रीमती नीतू सिंह, 
वरीय उप समाहर्ता, दानापुर 
श्रीमती नीरा वर्मा, 
कार्यपालक दंडाधिकारी, दानापुर 
श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, 
अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी 
श्री सुरज कुमार सिन्हा, 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी 
श्री शशि कुमार सिंह, 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, मसौढ़ी 
डॉ ० निलेश देवरे, 
अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ 
श्रीमती किंजालिका सिन्हा, 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, बाढ़ 


9 . 


दानापुर अनुमंडल 


10 . 


दानापुर अनुमंडल 


11. 


मसौढ़ी अनुमंडल 


12. 


मसौढ़ी अनुमंडल 


13. 


मसौढ़ी अनुमंडल 


14. 


बाढ़ अनुमंडल 


15. 


बाढ़ अनुमंडल 


14 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


क्रम 
संख्या 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं स्थान जहाँ वे 

पदस्थापित हैं 


क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ प्रदान 

की जाती हैं 


1 


2 

3 
16. श्रीमती उषा कुमार, 

बाढ़ अनुमंडल 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, बाढ़ 
17. श्री मुरली प्रसाद सिंह , 

पालीगंज अनुमंडल 
अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज 
18. श्री सुनील कुमार रंजन , 

पालीगंज अनुमंडल 
भूमि सुधार उप समाहर्ता, पालीगंज 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
बिरेन्द्र कुमार, 

महानिबंधक । 
The 15th March 2014 
No. 132A —In exercise of powers conferred upon the High Court under Sub- Section (1 ) of 
Section 13 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974 ) the executive Officers named in 
column no . 2 of the table given below are appointed as Special Judicial Magistrate 2nd Class for a period 
of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned against 
their names in column no . 3 of the table to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT , 1981. Which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 
1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate 2nd Class to 
try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT, 1981, as are covered 
by Section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
Sl . No. Name of Officer with designation and place of Jurisdiction for which Powers are 
posting 

vested 
1 2 

3 
1 . Md . Nayer Iqbal, 

Patna Sadar 
S.D.O., Patna Sadar 
2 . Sri Virendra Kumar , 

Patna Sadar 
Senior Deputy Collector , Patna 
3 . Sri Rakesh Kumar , 

Patna Sadar 
Senior Deputy Collector , Patna 
4 . Sri Tyagrajan S.M. 

Patna City Subdivision 
S.D.O., Patna City 
5 . Sri Jagdish Prasad , 

Patna City Subdivision 
Senior Deputy Collector , Patna City 
6 . Sri Sankar Sharan Omi, 

Patna City Subdivision 
L.R.D.C., Patna City 
7 . Sri Rahul Kumar, 

Danapur Subdivision 
S.D.O., Danapur 
8 . Sri Sanjeev Kumar, 

Danapur Subdivision 
L.R.D.C., Danapur 
9 . Smt. Nitu Singh, 

Danapur Subdivision 
Senior Deputy Collector , Danapur 
10 . Smt. Neera Verma, 

Danapur Subdivision 
Executive Magistrate , Danapur 
11 . Sri Chandra Shekhar Prasad Singh , 

Masaurhi Subdivision 
S.D.O., Masuarhi 
12 . Sri Suraj Kumar Sinha , 

Masaurhi Subdivision 
L.R.D.C., Masaurhi 


बिहार गजट , 30 अगस्त 2014 


15 


SI.No. 


1 


13. 


14 . 


15 . 


Name of Officer with designation and place of Jurisdiction for which Powers are 
posting 

vested 
2 

3 
Sri Sashi Kumar Singh , 

Masaurhi Subdivision 
Executive Magistrate ,Masaurhi 
Dr. Nilesh Deware , 

Barh Subdivision 
S.D.O., Barh 
Smt. Kinjalika Sinha , 

Barh Subdivision 
Executive Magistrate , Barh 
Smt. Usha Kumari , 

Barh Subdivision 
Executive Magistrate , Barh 
Sri Murli Prasad Singh , 

Paliganj Subdivision 
S.D.O., Paliganj 
Sri Sunil Kumar Ranjan , 

Paliganj Subdivision 
L.R.D.C., Paliganj 

By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


16. 


17. 


18 . 


28 मार्च 2014 
सं ० 138 नि 0 - निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में न्यायिक दण्डाधिकारी 
नियुक्त किया जाता है । 

पुनः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा ( 3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पदाधिकारी को निम्न तालिका के स्तंभ-5 में उनके नाम के सामने अंकित 
जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है , और 

उसी दण्ड प्रक्रिया की धारा 12 की उप - धारा ( 3) ( अ ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पदाधिकारी 
को इसी तालिका के स्तंभ -6 में उनके नाम के सामने उल्लिखित अनुमंडल के लिए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी भी 
पदांकित किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम , अ ) नए स्थान का पदनाम स्थानांतरण की 

जिला का 

अनुमंडल का 
सं ० पदनाम एवं वर्तमान ब ) साधारणतः अधिश्ठित 

श्रृंखला 

नाम 

नाम 
पदस्थापन का स्थान रहने का स्थान 
न्यायमंडल सहित स ) जजी जहाँ नियुक्त 

किए जाते हैं 


क्र ० 


3 


1 2 

4 

5 

6 
1 . श्री रामजी सिंह यादव, अ) न्यायिक दण्डाधिकारी श्री राम सज्जन के 

गया 

शेरघाटी 
प्रभारी न्यायाधीश, ब ) शेरघाटी 

स्थान पर 
समस्तीपुर ( समस्तीपुर ) स ) गया 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक । 

The 28th March 2014 
No. 138A - The Judicial Officer of the rank of Civil Judge ( Junior Division) named in column 
no . 2 of the table given below are hereby appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station 
mentioned in column no. 3 and in chain of transfer noted in column no. 4 of the said table against his 
name . 

Further in exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3) of Section 11 of the code of 
Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the officer named 
below , the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the District noted against his name in 
column no . 5 of the table , and 

In exercise of the powers conferred under Sub Section ( 3 ) (a ) of Section 12 of the said Criminal 
Procedure Code, the Officer is designated as Sub -Divisional Judicial Magistrate for the Sub -Division 
noted against his name in column no . 6 of the said table . 


16 


ROER JIGIC , 30 3017. 2014 


Name of the 

District 


Name of the 
Sub - Division 


Si. Name of the Officer , (a ) Designation at the new Chain of 
No. designation and place station . 

transfer 
of posting with (b ) Place where the Officer 
Judgeship 

is to be stationed at. 
(c ) Name of the Judgeship 

in which appointed on 

transfer . 
2 . 


1 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


1 . 


Gaya 


Sherghati 


Sri Ramji Singh Yadav , 
Judge -In -Charge , 
Samastipur 
(Samastipur ) 


(a ) Judicial Magistrate 
(b ) Sherghati 
( c ) Gaya 


Vice Sri 

Ram 
Sajjan 


By order of the High Court, 
BIRENDRA KUMAR , Registrar General. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
far JGIC , 23—571 + 100 - STOCTOctoi 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


